रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L.-33004/99 . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


. .. . 


- 


असाधारण . . 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii) . 
PART II — Section 3 – Sub-section (ü) 
- प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 1289 ] 

नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 27 , 2006 / कार्तिक 5 , 1928 
No . 1289 ] 

NEWDELHI, FRIDAY, OCTOBER 27 , 2006/ KARTIKA 5, 1928 

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
_ ( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 अक्तूबर , 2006 
का . आ . 1846 ( अ ). - विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 ( 2005 का 28) की धारा 4 
की उप- धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विशेष आर्थिक 
जोनों में प्राधिकृत प्रचालनों को अनुमोदित करते समय अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 
निम्नलिखित प्राधिकृत प्रचालनों को अधिसूचित करती है । अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस सूची का . 
उपयोग किसी विशेष आर्थिक जोन में किए जाने वाले प्रचालनों को प्राधिकृत करने के लिए किया 
जाएगा और ये प्रचालन ही छूटों , रियायतों और प्रति अदायगी के पात्र होंगे । 
( क ) सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं, जैव -प्रौद्योगिकी एवं रल तथा 
आभूषण विशेष आर्थिक जोनः 
( i) पथ प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलों और संकेतों से युक्त सड़कें 
(ii ) जल अभिक्रिया संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें ( स्रोत तक समर्पित लाइनें ), सीवेज लाइनें , . 

तूफानी जल निकासी नाले और उचित क्षमता के जल चैनल 

सीवेज एवं कूड़ा निपटान संयंत्र, सीवेज एवं कूड़ा निपटान हेतु पाइप लाइनें तथा अन्य 
- आवश्यक बुनियादी सुविधाएं , सीवेज अभिक्रिया संयंत्र 
( iv ) उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युती, गैस एवं 

पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क 
( v) . स्थल के प्रवेश, निकास द्वार एवं स्थल के भीतर और उसके आस-पास अन्य स्थानों पर 

सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि 
( vi ) निस्सारण अभिक्रिया संयंत्र एवं पाइप लाइनें तथा निस्सारण अभिक्रिया हेतु अन्य बुनियादी 

सुविधाएं 
( vii) . कार्यालय हेतु जगह 
( viii ) पार्किंग सहित बहुस्तरीय कार पार्किंग ( स्वचालित अथवा मानवचालित ) .. 

( ix ) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूर- संचार एवं अन्य संचार सुविधाएं 
. . ( x) . वर्षा जल संग्रहण संयंत्र 

( xi ) विद्युत (विद्युत बैक अप सुविधाओं सहित ). 
( xii ) वातानुकूलन 
( xiii ) तरणताल 
3430 GI G /2006 

(1) 


THE GAZETTE OFINDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3( i)] 


( xiv ) छिड़काव मशीनों, अग्नि एवं धूम्र संसूचकों सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली 
( v) क्लब हाउस, इनडोर और / अथवा आउट डोर खेलों एवं व्यायामशाला सहित मनोरंजन 

सुविधाएं 
( xvi ) स्वचालित टेलर मशीनों, क्रैच , चिकित्सा केन्द्र एवं इस प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसी 

कर्मचारी कल्याण सुविधाएं 
( xvii) शॉपिंग आर्केड और/ अथवा खुदरा बिक्री हेतु जगह 
( xviii ) व्यापार और / अथवा सम्मेलन केन्द्र 
( xix) आन्तरिक कनेक्टिविटी से युक्त सामान्य डाटा केन्द्र 
( xk ) आवास और / अथवा सेवा अपार्टमेंट्स 
( xxi ) क्रीड़ा स्थल 
( xxii ) बस हेतु खंड 
( xxili) कॉफी गृहों, भोजनशालाओं, रेस्टोरेंटों , कॉफी दुकानों, कैंटीनों और पाकशाला सुविधाओं 

सहित खाद्य सेवाएं 
( xxiv ) लैंडस्केपिंग और जल निकाय 
( xxiv ) क्लीनिक एवं चिकित्सा केन्द्र 
( xxvi) वाई फाई और/ अथवा वाई मेक्स सेवाएं 
( xxyii)ड्रिप और माइक्रो सिंचाई प्रणालियां; और 
( xxviii) उपर्युक्त (i) से ( xxvii ) तक में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रचालन , जिन्हें अनुमोदन बोर्ड समय 

समय पर प्राधिकृत करे । 


- 


- 


. 


- 


-- 


. 


- 


- 


.- 


- 


. 


- 


-.. 


.. 


. 


. 


-. 


.... 


....--- 


( ख) क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन 

पथ प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलों और संकेतों से युक्त सड़कें 
(ii) | जल अभिक्रिया संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें , सीवेज लाइनें , तूफानी जल निकासी नाले एवं 

उचित क्षमता के जल चैनल 
सीवेज एवं कूड़ा निपटान संयंत्र, सीवेज एवं कूड़ा निपटान हेतु पाइप लाइने तथा अन्य 
आवश्यक बुनियादी सुविधाएं औ सीवेज अभिक्रिया संयंत्र 
उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युती, गैस एवं 
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क 
स्थल के प्रवेश, निकास द्वार एवं स्थल के भीतर और उसके आस-पास अन्य स्थानों पर 
सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि 
निस्सारण अभिक्रिया संयंत्र एवं पाइप लाइनें तथा निस्सारण अभिक्रिया हेतु अन्य बुनियादी 
सुविधाएं 
कार्यालय हेतु और/ अथवा शॉपिंग आर्केड और/ अथवा खुदरा बिक्री हेतु जगह और/ अथवा 

मल्टीप्लेक्स 
( viii ) आवास 
(ix ) होटल और/ अथवा सेवा अपार्टमेंट्स 

क्लीनिक और/ अथवा चिकित्सा केन्द्र और / अथवा अस्पताल 
xi) स्कूल और/ अथवा तकनीकी संस्थान और/ अथवा शिक्षा संस्थान 
ixii ) पार्किंग सहित बहुस्तरीय कार पार्किंग ( स्वचालित अथवा मानवचालित ) 
( xiii ) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूर - संचार एवं अन्य संचार सुविधाएं 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


( xiv) व्यापार और / अथवा सम्मेलन केन्द्र 
(xv) आन्तरिक कनेक्टिविटी से युक्त सामान्य डाटा केन्द्र 
( xvi ) वर्षा जल संग्रहण संयंत्र 
( xvii) विद्युत (विद्युत बैक अप सुविधाओं सहित ) 
( xviii) रेल हेड 
( xix ) पहुँच नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली 
( xx ) तरणताल 
( xxi ) छिड़काव मशीनों, अग्नि एवं धूम्र संसूचकों सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली 
( xxii) क्लब हाउस, इनडोर और / अथवा आउट डोर खेलों एवं व्यायामशाला सहित मनोरंजन 

सुविधाएं 
( xxiii ) स्वचालित टेलर मशीनों , क्रैच, चिकित्सा केन्द्र एवं इस प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसी 

कर्मचारी कल्याण सुविधाएं 
( xxiv ) खेल के मैदान 
( xxv) बस हेतु खण्ड 
( xxvi ) कॉफी गृहों, भोजनशालाओं, रेस्टोरेंटों , कॉफी दुकानों , कैंटीनों और पाकशाला सुविधाओं 

सहित खाद्य सेवाएं । 
( xxvii) लैंडस्केपिंग और जल निकाय 
( xxviii) वाई फाई और/ अथवा वाई मेक्स सेवाएं 
( xxix ) ड्रिप और माइक्रो सिंचाई प्रणालियां; और 
( xxx) उपर्युक्त (i) से (xxix) तक में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रचालन , जिन्हें अनुमोदन बोर्ड समय 

. समय पर प्राधिकृत करे । 


( ग ) 


बहुउत्पाद विशेष आर्थिक जोन . 
(i) पथ प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलों और संकेतों से युक्त सड़कें 

जल अभिक्रिया संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें , सीवेज लाइनें , तूफानी जल निकासी नाले एवं 

उचित क्षमता के जल चैनल 
( iii ) सीवेज एवं कूड़ा निपटान संयंत्र, सीवेज एवं कूड़ा निपटान हेतु पाइप लाइनें तथा अन्य . 

आवश्यक बुनियादी सुविधाएं औ सीवेज अभिक्रिया संयंत्र 
( iv ) उचित क्षमता के आवश्यक उपकेन्द्रों, पाइप लाइन नेटवर्क आदि सहित विद्युती, गैस एवं 

· पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क 
( v) स्थल के प्रवेश , निकास द्वार एवं स्थल के भीतर और उसके आस-पास अन्य स्थानों पर 

- सुरक्षा कार्यालय, पुलिस चौकियां आदि 
निस्सारण अभिक्रिया संयंत्र एवं पाइप लाइनें तथा निस्सारण अभिक्रिया हेतु अन्य बुनियादी 

सुविधाएं 
( vii) कार्यालय हेतु और /अथवा शॉपिंग आर्केड और/ अथवा खुदरा बिक्री हेतु जगह और/ अथवा 

मल्टीप्लेक्स 
( viii) आवास 


(vi ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _- SEC . 3(ii )]] 


PHHA 


- 


- 


- 


- 


होटल 
( x) क्लीनिक और/ अथवा चिकित्सा केन्द्र और/ अथवा अस्पताल 
( xi) स्कूल और/ अथवा तकनीकी संस्थान और/ अथवा शिक्षा संस्थान 
( xii ) पार्किंग सहित बहुस्तरीय कार पार्किंग ( स्वचालित अथवा मानवचालित ) 
( xiii ) पहुँच नियंत्रण तथा निगरानी प्रणाली 
( xiv) इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूर- संचार एवं अन्य संचार सुविधाएं 
( xv) वर्षा जल संग्रहण संयंत्र 
( xvi ) विद्युत (विद्युत बैक अप सुविधाओं सहित ) 
(xyii ) तरणताल 
( xviii ) छिडकाव मशीनों, अग्नि एवं धूम्र संसूचकों सहित अग्नि सुरक्षा प्रणाली 
( xix) विशेष आर्थिक जोन के भीतर रेल हेड 
( xx ) पत्तन 
( xxi ) विमान पत्तन और/ अथवा एयर कार्गो कॉम्पलेक्स 
( xxii) अंतर्देशीय कंटेनर डिपो 
( xxiii)बैंक 
( xxiv ) क्लब हाउस , इनडोर और/ अथवा आउट डोर खेलों एवं व्यायामशाला सहित मनोरंजन 

सुविधाएं 
( xxv) स्वचालित टेलर मशीनों, क्रैच, चिकित्सा केन्द्र एवं इस प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसी 

___ कर्मचारी कल्याण सुविधाएं 
( xxvi ) खेल के मैदान 
( xxvii )बस हेतु खण्ड 
( xxviii) कॉफी गृहों, भोजनशालाओं, रेस्टोरेंटों, कॉफी दुकानों, कैंटीनों और पाकशाला सुविधाओं 

सहित खाद्य सेवाएं 
( xxix ) लैंडस्केपिंग और जल निकाय 
(xxx) वाई फाई और/ अथवा वाई मेक्स सेवाएं 
(xxxi )ड्रिप और माइक्रो सिंचाई प्रणालियां; और 
( xxxii) उपर्युक्त (i) से (xxxi ) तक में विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य प्रचालन, जिन्हें अनुमोदन बोर्ड समय 

समय पर प्राधिकृत करे । 


HD 


..-.-".... 


w 


....... 


..... 


.....:::::-:"-" 


- 


- 


.-. 


१. 


nu...vir.. 


[ फा . सं. एफ - 1/ 7/2006 - एस ई जेड ] 

योगेन्द्र गर्ग , निदेशक 


.MAAdaira" 


पाद टिप्पणी : - मुख्य नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा . आ . सं0 54 (ई) द्वारा प्रकाशित 
तथा दिनांक 10 अगस्त, 2006 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था । 


-va-ram 


. 


. 


- 


. 


. 


. 


( 471 II - au 


3 (ii) ] 


. 


Ara 


69 : 379TUTUT 


111 


: 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Departmentof Commerce) 


• NOIFICATION 
New Delhi,the 27th October, 2006 


.. 


s.0 . 1846 (E).-- In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 4 
of the Special Economic Zones Act, 2005 ( 28 of 2005), the Central Government hereby 
notifies the following authorized operations to be used by the Board of Approval while 
approving authorized operations in the Special Economic Zones. This list would be used 
by the Board of Approval for authorizing operations to be undertaken in a Special 
Economic Zone which alone would qualify for exemptions, concessions and drawback . 


1. 


(A ) 


Information Technology /Information Technology Enabled Services, Bio 
technology and Gems and Jewellery Special Economic Zone: 


; 


(1) Roads with Street lighting, Signals and Signage 
(ii) Water treatment plant, water supply lines ( dedicated lines upto 

source ), sewage lines, storm water drains and water channels of 

appropriate capacity 
( iii) Sewage and garbage disposal piant , pipelines and other necessary 

infrastructure for sewage and garbage disposal, Sewage treatment 

plants 
( iv ) Electrical , Gas and Petroleum Natural Gas Distribution Network 

including necessary sub - stations of appropriate capacity , pipeline 
network etc 
Security offices , police posts , etc , at entry, exit and other points 
within and along the periphery of the site . 
Effluent treatment plant and pipelines and other infrastructure for 

Effluent treatment 
(vii) Office space 
( viii ) Parking including Multi-level car parking ( automated or manual) 
( ix ) Telecom and other communication facilities including internet 

connectivity 
(x ) Rain water harvesting plant 
(xi) Power ( including power back up facilities) ; 
(xii ) Air conditioning 
(xiii ) Swimming pool 
(xiv ) Fire protection system with sprinklers , fire and smoke detectors 


( vi) 


: 


ont treatment i 


i . . .. . 


3430 Grloba2 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II —_ SEC . 3(11)] 


(xv) Recreational facilities including club house , Indoor and/or Outdoor 

games, gymnasium 
(xvi) Employee welfare facilities like Automated Teller Machines, 

Crèche ,Medical center and other such facilities 
( xvii ) Shopping arcade and / or Retail space 
(xviii) Business and /or Convention Centre 
(xix ) Common Data centre with inter -connectivity 
(xx ) Housing and /or Service apartments 
(xxi). Play ground 
(xxii) Bus bay 
( xxiii) Food Services including Cafeteria , food court(s), Restaurants , 

coffee shops , canteens and catering facilities 
(xxiv ) Landscaping and water bodies 
(XXV ) Clinic and Medical Centers 
( xxvi ) Wi Fi and /or WiMax Services 
(xxvii ) Drip and Micro irrigation systems, and 
(xxviii )Such other operation (s) specified above from (i) to (xxvii ) which 

the Board of Approval may authorise from time to time 


B ) 


Sector Specific Special Economic Zones 


.. 


EEE 


Roadswith Street lighting, Signals and Signage . 
(ii) Water treatment plant , water supply lines, sewage lines , storm 

water drains and water channels of appropriate capacity 
Sewage and garbage disposal plant, pipelines and other necessary 
infrastructure for sewage and garbage disposal and Sewage 
treatment plants 
Electrical , Gas and Petroleum Natural Gas Distribution Network 
including necessary sub - stations of appropriate capacity , pipeline 
network etc 
Security offices and police posts at entry , exit and other points 
within and along the periphery of the site. 
Effluent treatment plant and pipelines and other infrastructure for 

Effluent treatment 
(vii ) Office space and /or Shopping arcade and /or Retail space and /or 

Multiplex 
(viii ) Housing 
( ix ) Hotel and/or Service apartments 
(x ) Clinic and/or Medical Centers and/or Hospital 
( xi) 

School and/or Technical Institution and/ or Educational Institution 
(xii ) Parking including Multi-level car parking (automated or manual) 
(xiii) Telecom and other communication facilities including internet 

connectivity 


.Enpad 


[ T II - que 


_ भारत का राजपत्र : असाधारण 


. . 


. (xiv ) Business and /or Convention Centre 

(xv ) Common Data centre with inter-connectivity 
(xvi) Rain water harvesting plant 
(xvii ) Power ( including power back up facilities 
(xviii) Rail head 
( xix ) Access control and Monitoring system 
(xx ) Swimming pool 
(xxi ) Fire Station , Fire protection system with sprinklers, fire and stroke 

detectors 
(xxii) Recreational facilities including club house , Indoor and /or Outdoor 

games and gymnasium : : 
( xxiii) Employee welfare facilities like Automated Teller Machines , 
: Crèche, Medical center and other such facilities . 
(xxiv) Play grounds 
(XXV) Bus bays 
( xxvi) Food Services including Cafeteria , food court(s); Restaurants , 

coffee shops, canteens and catering facilities : 
(xxvii) Landscaping and water bodies 
(xxviii)Wi Fi and /or WiMax Services : 
(xxix ) Drip and Micro irrigation systems . 
(XXX ) Such other operation (s) specified above from (i) to (xxix ) which 
- the Board of Approval may authorise from time to time. ; 


. . 


. 


* 


. 


. 


nces 


(C ) 


Multi Product Special Economic Zones 


. 


() Roads with Street lighting , Signals and Signage 

Water treatment plant, water supply lines , sewage fines , storm 
water drains and water channels of appropriate capacity 
Sewage and garbage disposal plant, pipelines and other necessary 
infrastructure for sewage and garbage disposal and Sewage 

treatment plants 
(iv ) Electrical , Gas & Petroleum Natural Gas Distribution Network 

including necessary sub - stations of appropriate capacity , pipeline 
network etc 
Security offices and police posts at entry , exit and other points 

within and along the periphery of the site . 
( vi ) Effluent treatment plant and pipelines and other infrastructure for 

Effluent treatment 
Office space and /or Shopping arcade and /or Retail space and/ or 

multiplexes 
(viii ) Housing 

Hotel 
(x ) Clinic and /orMedical Centers and/or Hospital 
(xi) School and /or Technical Institution and /or Educational Institution 


(vii) 


Offic 


. 


THEGAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- _ SEC. 3 (11)] 


- 


v 


( xii ) Parking including Multi- level car parking (automated or manual) 
(xiii ) Access control and Monitoring system 
( xiv ) Telecom and other communication facilities including internet 

connectivity 
(xv) Rain water harvesting plant 
(xvi ) Power ( including power back up facilities ) 
(xvii ) Swimming pool 
(xviii ) Fire Station, Fire protection system with sprinklers, fire and smoke 

detectors . 
( xix ) Rail head within the Special Economic Zone 
(xx ) Port 
(xxi) Airport and /or Air Cargo Complex 
(xxii) Inland Container Depot 
( xxiii ) Banks 
(xxiv ) Recreational facilities including club house , Indoor and/or outdoor 

games and gymnasium . 
(XXV ) Employee welfare facilities like Automated Teller Machines , 

Crèche ,Medical center and other such facilities 
(xxvi) Play grounds 
(xxvii ) Bus bays 
(xxviii)Food Services including Cafeteria , food court (s), Restaufants , 

coffee shops, canteens and catering facilities 
(xxix ) Landscaping and water bodies 
( XXX ) WiFi and /or WiMax Services 
(xxxi) Drip and Micro irrigation systems 
(xxxii ) Such other operation (s) specified above from (i) to (xxxi) which 

the Board of Approvalmay authorise from time to time. . 


...LTE 


.. 


... 


..2 


T- 


C....... 


. 


.. 


F. No . F- 117/2006 - SEZ ] 
YOGENDRAGARD , Director 


Foot Note :- The principle rules were published in the Gazette of India vide nbtification 

S .O. No. 54 (E ) and amended vide notification dated 10th August ,2006 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


